382 


HARYANA GOVT GAZ , MARCH . 9, 1976 (PHGN . 19, 1897 SAKA) 


( PART I 


sh 


दिनांक 26 फरवरी , 1976 


164- ज(I )-76/6015.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उमे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( ए) तथा 3 ( 1 ए ) के 

नुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री राम चन्द्र , पुत्र श्री देव करण, गाँव 
रसली , तहसीनरिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को रबी , 1968 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ , 1970 से 
150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

16 5-ज-I- 76/ 6093 --श्री राम सरण दास , पुत्र श्री उत्तम चन्द , गांव बोह , तहसील व जिल 
अम्बाला की दिनांक 15 अगस्त , 1974 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं , कि 
श्री राम सरण दास की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक को 

वार्षिक को जागोर , जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 446 -ज-I -71 / 30258, दिनांक 

दिन 5 असूबर , 1971 द्वारा भन्जूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती 
लीला वती को नाम रबी , 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील की 
जाती है । 

दिनांक 27 फरवरी , 1976 
क्रमांक 3120-ज (I )-75/6233.---पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री 

श्री चुनी लाल , 

गांव सोहमा, तहसील नारनौल , जिला 
महेन्द्रगढ़ को रबी , 1973 से 150 रुपये 

150 रुपये रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तो के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 3 मार्च, 1976 
क्रमांक 256 -ज ( II )-76/6632--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री शिव चरण , पुत्र श्री अड़िया , गांव कलिगा, तहसील व जिला रोहतक , 
को रबी , 1973 से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 


देवी सहाय , 


करते हैं । 


क्रमांक 315-ज (II) -76/66 37.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के 
अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती प्राकश देवी , विधवा श्री कृपा राम , निवासी 
पानीपत , तहसील पानीपत , जिला करनाल , को रबो, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कोमत 

150 रुपये वार्षिक कोमत वाला युद्ध जागा 
सनद में दो गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 4 मार्च, 1976 


-- 


क्रमांक 3078-ज - 11-75/ 68 60.-- श्री राम सरूप, पुत्र श्री जहारदान , गांव चिमनो, तहसील झज्जर, जिला रोहतक , 
की दिनांक 29 अप्रैल , 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल ,पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 
3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री राम सरूप की मन्लिग 200 रुपएँ 
पार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 204 प्रार ( 4)-66/906 , दिनांक 1 अप्रैल, 1967 तथा 
अधिसूचना क्रमांक 5341-प्रार( III) -70/23505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी 
विधवा श्रीमती घोघड़ी के नाम खरीफ , 1974 से 200 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तवदील 
की जाती है । 

यशवन्त कुमार जैन, 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


